रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


PUR 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अप्रैल 13 , 2017 / चैत्र 23 , 1939 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 13 , 2017 /CHAITRA 23 , 1939 


सं . 1048 ] 
No. 1048 ] 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य विभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 13 अप्रैल , 2017 


का . आ . 1180 ( अ). जबकि केंद्रीय सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 की 
धारा 11ग और धारा 26क , प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1956 की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम , 
1996 की धारा 22ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उप खंड (ii ) में 
प्रकाशित अधिसूचना संख्या का . आ . 1618( अ) दिनांक 17 जून , 2015 द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 
1992 की धारा 11ग में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु न्यायालय और पूर्वोक्त अधिनियमों के तहत विशेष न्यायालय के रूप में 
नामोद्दिष्ट किया था । 

अत : अब , केंद्रीय सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम , 1992 की धारा 11ग और धारा 26क , 
प्रतिभूति संविदा (विनियमन ) अधिनियम , 1956 की धारा 26क और निक्षेपागार अधिनियम , 1996 की धारा 22ग द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , माननीय बंबई उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायमर्ति की अनशं 
नम्बर 22, सिटी सिविल एवं सेशन कोर्ट , ग्रेटर मुंबई में पीठासीन न्यायाधीश श्री एम. जी . देशपांडे को पूर्वोक्त अधिनियमों के 
प्रयोजनार्थ विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करती है । 


[ फा . सं . 5/ 11/सीएम / 2006 -( पार्ट )] 


प्रवीण गर्ग , संयुक्त सचिव 


2545 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii) ] 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 13th April , 2017 
S . O . 1180 (E ). — Whereas in exercise of the powers conferred by section 11C and section 26A of the 
Securities and Exchange Board of India Act, 1992 , section 26A of the Securities Contract (Regulation ) Act , 
1956 and section 22C of the Depositories Act, 1996 , the Central Government had , vide notification number 
S .O 1618 ( E ) dated the 17th June, 2015 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section ( ii ), designated court for the purposes mentioned in Section 11C of the Securities and Exchange 
Board of India Act, 1992 and as the Special Court under the aforesaid Acts . 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 11C and section 26A of the Securities 
and Exchange Board of India Act, 1992 , section 26A of the Securities Contract (Regulation ) Act, 1956 and 
section 22C of the Depositories Act, 1996 , the Central Government, on the recommendation of the Hon ble 
Chief Justice of the High Court of Bombay , hereby appoints Shri M .G . Deshpande, who is presiding over the 
Court No. 22 , City Civil and Sessions Court, Greater Mumbai, as the Special Judge for the purpose of the 
aforesaid Acts. 

[ F . No. 5 /11/CM / 2006 (Part )] 
PRAVEEN GARG , Jt. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


Uploaded by De of parent 


compre 


present and ,New Delhi-1064 


Digitally signed by SARVESH 


SARVESH KUMAR 
SRIVASTAVA 


KUMAR SRIVASTAVA 
Date : 2017 .04 . 19 18 :48: 38 + 05 30 


